PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ. , MAR. 29 , 2005 (CHTR. 8, 1927 SAKA) 


203 


IRRIGATION DEPARTMENT 


Order 


The 15th March , 2005 


No. 1563/ 3 - L. - Whereas , the land described in the Haryana Government declaration No.1249-54/ 3 - L , dated 
3rd March, 2005 issued U /S-6 of the Land Acquisition Act, 1894 has been declared to be needed at the expenses of 
Irrigation Department, Haryana for a public purposes namely for “ Extension of Chetain Minor from RD 22700 to 27848 
tail off-taking at RD 34750 /L , Fatehabad Branch in Village Chetain , Tehsil Tohana, District Fatehabad . 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the Land Acquisition Act, 1894, the 
Governor of Haryana hereby directs the District Revenue Officer-cum -Land Acquisition Collector, Fatehabad to take 
order for the acquisition of land described in the specification appended to the declaration published with the aforesaid 
notification. 


By order of the Governor of Haryana. 


R.K.DEWAN , 
Superintending Engineer , 
Bhakra W /S Circle No. II, Hisar. 


IRRIGATION DEPARTMENT 


Order 


The 15th March, 2005 
No. 1289/2- L. - Whereas, the land described in Haryana Government Irrigation Department, Notification 
No.7980/2 - L, dated 17th December, 2004 issued under Section- 6 of the Land Acquisition Act, 1894 ( Act 1 of 1894) has 
been declared to be needed by the Government at public expense , for a public purpose , namely , for the construction of 
Extension Gobindpura Minor from R.D. 19500 to 22600 in Village Gobindpura, Tehsil Dadri, District Bhiwani. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 ( Act 1 of 
1894 ) and all other powers enabling him in this behalf , the Governor of Haryana hereby directs the Land Acquisition 
Officer, Bhiwani to take order for the acquisition of the land described in the specification appended to the declaration 
with the aforesaid notification . 


By order of the Governor of Haryana." 


( Sd.)..., 
Superintending Engineer , 
Loharu Water Services Circle, Bhiwani. 


सिंचाई विभाग 


... 


दिनांक 15 मार्च, 2005 


6 


क्रमांक 1849/ 268/1- एल०. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर, सार्वजनिक 
प्रयोजन हेतु गिरावड़ लिंक ड्रेन बुर्जी नं ० 0 से 3750 जोकि लाखनमाजरा लिंक ड्रेन की बुर्जी नं० 62950- बाएं में गिरेगी, गांव गिरावड़, 
तहसील महम, जिला रोहतक के निर्माण हेतु अपेक्षित है । जिसकी अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा 2 की 
धारा ( सी) के तथा उक्त अधिनियम की धारा (17) के तहत हरियाणा सरकार, सिंचाई विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1588/ 268/ 1 -एल०, दिनांक 
3 मार्च, 2005 द्वारा - जारी हुआ है । 

एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्ट में वर्णित भूमि की आवश्यकता उपर्युक्त उद्देश्य के लिए है । यह अधिसूचना भूमि 
अधिग्रहण कानून , 

1894 की धारा-6 के प्रावधान के तहत जिस से भी संबंधित हो सभी की जानकारी के लिए जारी की जाती है । 
हरियाणा के राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि जिस उद्देश्य के लिए इस जमीन की जरूरत है अति महत्वपूर्ण है कि जिसकी 
धारा -17 के सब सैक्शन 2 की ( सी ) क्लाज़ लागू की जाए और राज्यपाल का यह विचार है कि सैक्शन 2 की धारा लागू की जाती है और यह 
आदेश दिये जाते हैं कि सैक्शन 17 के तहत सैक्शन -6 में सैक्शन 5 -ए को लागू न किया जाए । 


204 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR. 29 , 2005 (CHTR.8, 1927 SAKA) 


[ PARTI 


भूमि का नक्शा, प्लान , जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, रोहतक तथा कार्यकारी अभियन्ता, रोहतक जल सेवायें 
मण्डल, रोहतक के कार्यालय में देखा जा सकता है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


गांव 


मुरब्बा नं ० , किला नं ० व दिशा 


क्रम 
सं ० 


हदबस्त 
नं ० 


क्षेत्र 
( एकड़ में ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


एक भूमि की पट्टी जोकि 3750 फुट लम्बाई व 
चौड़ाई में परिवर्तनीय है और पूर्ण/ भाग निम्नलिखित 
किला नं ० में से गुजरती है । 


1 . 


रोहतक 


महम 


गिरावड़ 


97 . 


0.95 


- 1968, 2772,2773, 2779, 2787, 2788, 
2789 , 2865 , 2864, 2839, 2850 , 2851 , 
2852, 2853, 1991 , गैर मुमकिन नं 0 2803, 
1659 सामान्यतः पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित 
है । 


आदेशानुसार राज्यपाल, हरियाणा । 


पी ० एल० मित्तल , 


अधीक्षक अभियन्ता, 


यमुना जल सेवाएं परिमण्डल , रोहतक । 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 15th March , 2005 


No. 1849/ 268/1 - L. - Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the land specified below is needed by 
the Government at public expenses, for a public purpose, namely, constructing Girawar Link Drain from RD 0 to 3750 
out- falling into Lakhan Majra Link Drain at RD 62950 -L , in Village Girawar, Tehsil Meham , District Rohtak for 
which a notification under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 read with clause (c ) of Sub -section (2 ) of 
Section 17 has been issued vide Haryana Government, Irrigation Department, Notification No. 1588 /268 /1 -L , dated 
3rd March, 2005. 

It is hereby declared that the land described in the specification below is required for the above purpose urgently. 

The declaration is made under the provision of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 for information of 
all to whom it may concern .Now therefore in exercise of the powers conferred in Section 7 of the Land Acquisition Act, 
1894 the Governor of Haryana hereby directs the District Revenue Officer -cum -Land Acquisition Officer, Irrigation 
Department, Rohtak to take orders for the acquisition of the land described in the specification appended to the 
declaration published with the aforesaid notification , 

Plans of the land may be inspected in the office of the Executive Engineer, Rohtak Water Services Division , 
Rohtak and District Revenue Officer-cum -Land Acquisition Officer, Irrigation Department,Rohtak . 

Specification 


District 


Tehsil 


Village 


Sr. 
No. 


Hadbast 
No. 


Direction /Boundary /Khasra No./Killa No. 


Area in 
Acres . 


1 


2 


3 


4 


5 .. 


6 


7 


A strip of land measuring 3750 in length 
and varying in width passing through the 
rectangle numbers as below : 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ . MAR . 29, 2005 (CHTR . 8 , 1927 SAKA ) 


205 


- 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 . 


Rohtak 


Meham 


Girawar 


97 


0.95 
Acre 


1968,2772,2773,2779,2787,2788,2789 , 
2865,2864,2839,2850,2851,2852,2853, 
1991, Gair Mumkin No. 2803, 1659 . 
Generally lying in the direction of East to 
West as demarcated at site and shown in 
the Index Plan. 


By order of the Governor of Haryana . 


P.L. MITTAL , 
Superintending Engineer, 
Yamuna Water Services Circle , Rohtak . 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 15 मार्च, 2005 


- 


क्रमांक 1865 / 269/1 -एल०. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा, सरकारी व्यय पर , सार्वजनिक प्रयोजन 
के बारे गांव ईस्लामगढ़, फोर्टपुरा, तामसपुरा, ग्वालिसन, मोहम्मदपुर माजरा व खातीवास , तहसील झज्जर व बेरी, जिला झज्जर में मोहम्मदपुर 
माजरालिंक ड्रेन बुर्जी 0 से 18900 तक बनाने के लिए जरूरत है । यह एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोलिखित भूमि उपरोक्त प्रयोजन 
के लिए तुरन्त अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-17 की उप धारा -2 ( सी) के खण्ड के साथ पठित धारा -4 के उपबन्धों के अधीन 
प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसरण में उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए दी जाती है जिनका इससे सम्बन्ध है । 

उपर्युक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य में लगे सिंचाई विभाग के 
अधिकारियों/ कर्मचारियों सहित परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने 
के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 


आगे, चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि जिस प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित है उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उप धारा -2 के खण्ड- ग के अर्थों में तुरन्त महत्व की है और चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप 
धारा-2 के उपबन्ध इस प्रकार लागू होते हैं इसलिए उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-4 के अधीन इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि 
उक्त अधिनियम की धारा -5 क के उपबन्ध इस अर्जन के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे । 

भूमि का नक्शा, प्लान, जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, झज्जर तथा कार्यकारी अभियन्ता, झज्जर जल सेवायें 
मण्डल, झज्जर के कार्यालय में देखा जा सकता है । 


विदिदर्शन विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


गांव का नाम 


हदबस्त नं ० 


दिशा / रेक्टेंगल नं ०/किला नं ० 


क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


कुल 18900 फुट लम्बाई में माप वाली तथा चौड़ाई में 
परिवर्तनीय निम्नलिखित पूर्ण भाग किला नं ० से गुजरती 
हुई भूमि की एक पट्टी जैसा कि इन्डैक्स प्लान पर दर्शाया 
गया है । 


झज्जर 


झज्जर 


ईस्लामगढ़ 


117 


0.628 एकड़ 


76 


1,2,3,4,5 


206 


HARYANA GOVT . GAZ ., MAR. 29 , 2005 ( CHTR. 8, 1927 SAKA) 


[ PARTI 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


झज्जर 


झज्जर 


फोर्टपुरा 


115 


2.537 एकड़ 


12 


1 , 2 , 3 , 4, 5 


13 


5 


11 


1 , 2, 3, 4 , 5 


10 


1 , 2, 3, 4, 5 


9 1 


गैर मुमकिन नं ० 105 , 43 , 117 


झज्जर 


झज्जर 


तामसपुरा . 


116 


3.322 एकड़ 


38 


1 , 2 , 3 , 4 , 5 


१ 


39 


1 , 2, 3 


. 


33 


5, 6 , 7 , 14, 17 , 18, 23 


28 


25 


29 


3,8,9, 11, 12, 20 , 19, 21 


16 


- 


15 


15, 16, 17, 24 , 23 : 
11, 12, 13 , 14, 15 
गैर मुमकिन नं ० 114 


। 


झज्जर 


झज्जर 


ग्वालिसन 


114 


0.315 एकड़ 


1 


16 


2 20 , 12, 19 


. 


गैर मुमकिन नं ० 162 


झज्जर 


बेरी 


मोहम्मदपुर माजरा 122 


4.126 एकड़ 


2045,2044 , 2043,2042, 2028, 2027 , 2026 , 
2024 , 2000 , 2001 , 1997 , 1984 , 1983, 1980 , 
2005, 1953, 1951 , 1952, 1915 , 1914 , 1913, 
1910 , 1905 , 1906 , 1907 , 1912, 1911, 1904 , 
1897 , 1896 


गैर मुमकिन नं ० 2002, 2022 


झज्जर 


झज्जर 


खातीवास 


113 


1.548 एकड़ 


45 


12, 8, 7 , 13, 14, 15 


. 


44 


11 , 12, 13, 14, 15, 16, 25 


43 


11 , 20, 21 


49 


1 , 10 , 11,9, 8 , 12, 13 


गैर मुमकिन नं0 774, 775, 779, 781 , 127 , 
87 


कुल रकबा : 12.476 एकड़ 


आदेशानुसार राज्यपाल , हरियाणा । 


पी ० एल ० मित्तल, 

अधीक्षक अभियन्ता, 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल , रोहतक । 


PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., MAR. 29 , 2005 (CHTR . 8 , 1927 SAKA ) 


207 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 15th March , 2005 
No. 1865/269 /1- L.- Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land specified below is needed by 
the government at the public expenses, for public purpose, namely , for land to be acquired for constructing M.P.Majra 
Link Drain from RD 0 to 18900 outfalling into Drain No. 8 atKM -77.980 -L in Village Islamgarh, Fortpura , Tomaspura, 
Gwalison and M.P.Majra, Khatiwas, Tehsil Jhajjar and Beri, District Jhajjar. It is hereby notified that the land described 
in the specification below urgently required for the above cited purpose. 

The notification ismade under the provision of Section 4 read with clause (c ) of Sub -section (2 ) of Section 17 of 
Land Acquisition Act, 1894 for information of all to whom itmay concern . 

In exercise of the power conferred by the aforesaid section the Governor of Haryana hereby authorised the 
officers/officials with their subordinates and workmen for the time engaged in the undertaking to enter upon and survey 
any land in the locality and do all the other acts required or permitted by the section . 

Further, whereas,the Governor of Haryana is satisfied that the land to be acquired for the aforesaid purpose which 
is of urgent/importance within the meaning of clause (c) of the Sub -section (2 ) of Section 17 of the said act and whereas 
the Governor of Haryana is of the opinion and provision of Sub-section (2) of Section 17 of said Act are thus applicable. 
It is hereby directed under Sub -section 4 of Section 17 of the said Act that the provision of Section 5 -A of the said 
Act shall not apply in regard to this acquisition . The land plan be inspected in the office of District Revenue Officer -cum 
Land Acquisition Collector, Jhajjar and the office of Executive Engineer, Jhajjar Water Services Division , Jhajjar. 

Specifications 


District 


Tehsil 


Village 


Hadbast 
No. 


Area in 
Acres 


Direction /Rectangle No./Killa No. 


porno 


2 


3 


4 


5 


6 


A strip of land measuring 18900 in length and 
varying in width passing through full part Killa 
No, as below : 


Jhajjar 


Jhajjar 


Islamgarh 


117 


0.628 


76 


1 , 2 , 3 , 4 , 5 


Jhajjar 


Jhajjar 


Fortpura 


115 


2.537 


12 


1,2,3,4,5 


13 


5 


11 


1, 2 , 3 , 4 , 5 


> 


10 


1,2,3,4,5 


9 


1 


G.M. 105 , 43 , 117 


Jhajjar 


Jhajjar 


Tomaspura 


116 


3.322 


38 


1,2,3,4,5 


39 


1,2,3 


33 


5 , 6 , 7, 14 , 17 , 18 , 23 


28 


25 


29 


16 


3,8,9 , 11, 12 , 20 , 19 , 21 
15 , 16 , 17 , 24 , 23 
11, 12 , 13, 14 , 15 


15 


G.M. 114 


Jhajjar 


Jhajjar 


Gwalison 


114 


0.315 


1 


16 


2 


20,12,19 


: 


G.M. 162 


208 


HARYANA GOVT. GAZ.., MAR. 29, 2005 ( CHTR. 8, 1927 SAKA) 


[ PARTI 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Jhajjar 


Beri 


M.P.Majra 


122 


4.126 


... 


2045 , 2044, 2043 , 2042 , 2028, 2027, 2026 , 
2024, 2000 , 2001 , 1997 , 1984, 1983, 1980 , 
2005 , 1953 1951, 1952 , 1915 , 1914, 1913, 
1910, 1905 , 1906 , 1907, 1912, 1911, 1904 , 
1897, 1896 
G. M. 2002 , 2022 

45 12,7,8, 13, 14, 15 
144 11, 12 , 13, 14, 15 , 16,25 
43 11,20,21 
49 1 , 10 , 11,9,8, 12 , 13 
G. M. 774,775,779,781 ,.127, 87 


Jhajjar 


Jhajjar 


Khatiwas 


113 


1.548 


" 


G. Total : 12.476 Acres 


And lying in the direction from West to East as · 
shown on Index Plan . 


By the order of the Governor of Haryana. 


P.L.MITTAL, 
Superintending Engineer, 
Yamuna Water Services Circle ,Rohtak . 


, 


सिंचाई विभाग 

दिनांक 15 मार्च, 2005 
: क्रमांक 1873/ 234/ 1- एल 0. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा, सरकारी व्यय पर, सार्वजनिक प्रयोजन 
के बारे गांव ईस्लामगढ़, अच्छेड़ व पहाड़ीपुर, तहसील झज्जर व बेरी, जिला झज्जर में बुर्जी 13826 से 18900 तक अच्छेज लिंक- ड्रेन को 
आगे बढ़ाने व बुर्जी 0 से 13826 तक क्षमता बढ़ाने के लिए जरुरत है । यह एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोलिखित भूमि की उपरोक्त 
प्रयोजन के लिए तुरन्त अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उप धारा-2 ( सी ) के खण्ड के साथ पठित धारा 4 के उपबन्धों के अधीन 
प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसरण में उन सभी व्यक्तियों को जानकारी के लिए दी जाती है जिनका इससे सम्बन्ध है । 

उपर्युक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस समय कार्य में लगे सिंचाई विभाग के 
अधिकारियों/ कर्मचारियों सहित परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने 
के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 

आगे, चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की.सन्तुष्टि हो गई है कि जिस प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित है उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उप धारा-2 के खण्ड- ग के अर्थों में तुरन्त महत्व की हैं और चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की 
उपधारा-2 के उपबन्ध इस प्रकार लागू होते हैं इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा -4 के अधीन इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 क के उपबन्ध इस अर्जन के सम्बन्धों में लागू नहीं होंगे । 

भूमि का नक्शा, प्लान, जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, झज्जर तथा कार्यकारी अभियन्ता, झज्जर जल सेवायें - 
मण्डल, झज्जर के कार्यालय में देखा जा सकता है । 

विदि दर्शन विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


गांव का नाम 


हदबस्त नं ० 


दिशा/ रेक्टंगल नं ०/किला नं ० 


क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 


1 


2 


3 


5 


6 


कुल 18900 फुट लम्बाई में माप वाली तथा चौड़ाई में 
परिवर्तनीय निम्नलिखित पूर्ण भाग किला नं ० से गुजरती 
हुई भूमि की एक पट्टी जैसा कि इन्डैक्स प्लान पर दर्शाया 
गया है । 


. 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR . 29, 2005 ( CHTR. 8, 1927 SAKA ) 


209 


1. 


2 


3 


4 


5 


6 


झज्जर 


झज्जर 


ईस्लामगढ़ 


117 


1.0 


13 


7, 8, 9, 10 , 11 


14 


12, 13, 14, 15, 19, 20 , 18 


15 


16, 17 , 21,22 , 23 , 24 


20 


24,25 


* 


21 


13, 14, 15, 18, 19, 20 , 21, 17 


. 


22- 4, 5 , 8 , 9 , 10 , 11,7 


- 


23 


1.2 


34 


2 , 3, 4, 10 , 9 


35 


6,7 


गैर मुमकिन 202, 243/3, 220, 219 , 630, 631 , 

634,633 


झज्जर 


बेरी 


अच्छेज 


119 


0.69 एकड़ 


21 


1 , 2 , 3 , 4,5 


22 


1 , 10, 11, 20 , 21 


29 


1 , 10, 11, 20 , 21 


39 


1,10,9,8,7,6 


40 


10,9,8,7,6 


- 


41 


10,9,8 


गैर मुमकिन 306, 167 , 166 


झज्जर 


बेरी 


पहाड़ीपुर 


137 


2.369 एकड़ 


17 


6,7,8,9, 10 , 15 , 16 , 25 


18 


10, 11, 20 , 21 


24 


1 , 10 , 11, 20 , 211 


- 


36 


1 , 10, 11 , 20 , 21 


38 


1 


39 


5 , 6 , 7 , 14, 18 , 22, 23 


51 


4.5 


52 


1 


गैर मुमकिन 356, 362, 354, 427, 364, 348, 353 


कुल रकबा : 4.059 एकड़ 


आदेशानुसार राज्यपाल, हरियाणा । 


पी ० एल० मित्तल , 

अधीक्षक अभियन्ता , 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल , रोहतक । 


210 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR . 29 , 2005. (CHTR . 8 , 1927 SAKA ) 


.[ Part I 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 15th March , 2005 


No. 1873 /234 /1- L. - Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land specified below is needed by 
the Government at the public expenses, for public purpose , namely, for land to be acquired for extension ofAchhej Link 
Drain from RD 13826 to 18900 and remodelling from RD 0 to 13826 in Village Islamgarh , Achhej and Paharipur, Tehsil 
Jhajjar and Beri and District Jhajjar. It is hereby notified that the land described in the specification below urgently 
required for the above cited purpose. 

The notification ismade under the provision of Section 4 read with clause (c) of Sub - section (2) of Section 17 of 
Land Acquisition Act, 1894 for information of all to whom itmay concern . 

In exercise of the power conferred by the aforesaid section the Governor of Haryana hereby authorised the 
officers/officials with their subordinates and workmen for the timeengaged in the undertaking to enter upon and survey 
any land in the locality and do all the other acts required or permitted by the section . 

Further , whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the land to be acquired for the aforesaid purpose 
which is of urgent/importance within the meaning of clause (c ) of the Sub -section (2 ) of Section 17 of the said act and 
whereas the Governor of Haryana is of the opinion and provision of Sub -section (2 ) of Section 17 of said Act are thus 
applicable. Itis hereby directed under Sub-section 4 of Section 17 of the said Act that the provision of Section 5 -A of the 
said Act shall not apply in regard to this acquisition . The land plan be inspected in the office of District RevenueOfficer 
cum - Land Acquisition Collector, Jhajjar and the office of Executive Engineer, Jhajjar Water Services Division , Jhajjar. 


Specifications 


District 


Tehsil 


Village 


Hadbast 
No. 


Area in 
Acres 


Direction Rectangle No./Killa No. 


2 


3 


4 


5 


6 


A strip of land measuring 18900 in length and 
varying in width passing through full part Killa 
No , as below : 


Jhajjar Jhajjar 


Islamgarh 


117 


1.00 


13 


14 


7 , 8 , 9 , 10 , 11 
12 , 13, 14, 15 , 19 , 20 , 18 
16 , 17 , 21,22 , 23, 24 


15 


20 


24 , 25 


21 


13 , 14 , 15 , 18 , 19 , 20 , 21 , 17 
4,5, 8, 9 , 10 , 11 , 7 


22 


23 


1,2 


34 


2 , 3 , 4 , 10,9 


35 6,7 
GM . 202, 243/3 , 220 , 219 , 630 , 631, 634, 

633 


Jhajjar 


Beri 


Achhej 


119 


0.69 


21 


1,2,3,4,5 


22 


1, 10, 11,20,21 
1,10,11,20,21 


29 


39 


1, 10 , 9, 8 , 7,6 


40 


10,9, 8 , 7,6 


41 


10,9,8 


G.M. 306 , 167, 166 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ.,MAR. 29 , 2005 (CHTR. 8, 1927 SAKA ) 


211 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Jhajjar 


Beri 


Paharipur 


137 


2.369Acres 


17 


18 


6,7,8,9,10, 15 , 16,25 
10,11,20,21 
1, 10, 11 , 20,21 
1 , 10, 11,20,21 


24 


1 . 


36 


38 


-- 


i 


39 


5,6,7,14, 18,22,23 
4,5 


51 


52 


1 


G.M. 356,362,354,427,364,348,353 


G. Total : 4.059 Acres 


And laying in the direction from East to 
West and South to North as shown on 
Index Plan. 


. 


By the order of the Governor of Haryana 


•- 


P.L.MITTAL. 
Superintending Engineer, 
Yamuna Water Services Circle , Rohtak . 


: 


लोक निर्माण विभाग 


( भवन एवं मार्ग शाखा) 


करनाल सर्कल 


दिनांक 15 मार्च, 2005 
संख्या 1242. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा, सरकारी व्यय पर, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ गोरड़ 
से मुंगान सड़क जिला रोहतक के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है जिसके लिए भूमि अभिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अधीन हरियाणा 
लोक निर्माण विभाग भवन एवं मार्ग शाखा, करनाल सर्कल अधिसूचना संख्या 1239 दिनांक 14 जुलाई , 2004 प्रकाशित की गई है अतः यह 
घोषित किया जाता है कि निम्न विशिष्टि में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजनार्थ अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्ध के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती है जो इससे 
सम्बन्धित हो सकते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन भूमि अभिग्रहण कलैक्टर, लो ० नि ० वि ० , भ० तथा मा ० शाखा भिवानी को उक्त 
भूमि के अभिग्रहण हेतु आदेश लेने के लिए निर्देश दिया जाता है । 

भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अभिग्रहण कलैक्टर, लो० नि ० वि ०, भवन तथा मार्ग शाखा,भिवानी या कार्यकारी अभियन्ता, प्रान्तीय 
मण्डल नं 0 1, लो ० नि ० वि ० , भवन तथा मार्ग शाखा, सोनीपत के कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र 


हदबस्त 


क्षेत्रफल 


खसरा सं ० 


गांव 


सं ० 


1 


2 


3 


.4 


5 


6 


रोहतक 


रोहतक 


मुंगान 


55 


1.98 एकड़ 


28 


12 , 13 , 14 , 15, 16, 17 , 18, 19 , 


22, 23 


30 


14,15/1 


31 


11 , 12 , 13, 14,15 / 1 , 15/2 , 16, 
17, 18, 29, 20 
1/1 , 1/2, 1/3, 2, 9 , 10/1 , 10/2 , 
11 , 12/1 , 12/2, 19, 20 
68, 74,75 


F 


( हस्तां ... , 

अधीक्षक अभियन्ता, 
करनाल वृत, लोक निर्माण विभाग, ( भवन एवं मार्ग शाखा) , 


करनाल । 


212 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAR. 29, 2005 (CHTR. 8, 1927 SAKA) 


[ PARTI 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(BUILDING AND ROADS BRANCH ) CIRCLE KARNAL 

The 15th March, 2005 
No. 1242. - Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that land described inthe specification below is 
needed by the Government at public expense , for a public purpose, namely , construction of a road Gorar to Mungan 
in Rohtak District for which notification No. 1239 , dated 14th July, 2004 under Section 4 of the Land Acquisition Act, 
1894 has been published . It is hereby declared that the land described ir the specification below is required for the 
aforesaid purpose . 

This declaration is made under the provision of Section 6 of the Land Acquisition Act , 1894 for all to whom itmay 
concern and under the provisions of Section 7 of the said Act the Land Acquisition Collector, PWD ( B & R Branch ), 
Haryana , Bhiwani is hereby directed to take order for the acquisition of the said land . 

Plans of the land may be inspected in the offices of the Land Acquisition Collector, Haryana , P.W.D. 
( B & R Branch), Bhiwani and the Executive Engineer, Provincial Division No. 1, P. W. D., B & R Branch, Sonepat. 

Specification 


District 


Tehsil 


Khasra Nos. 


Locality ! 
Village 


Hadbast 
No. 


Area in 
Acres 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Rohtak 


Rohtak 


Mungan 


55 


1.98Acre 


28 


30 


12, 13, 14 , 15, 16 , 17 , 18, 19 , 
22 , 23 
11 , 12, 13 , 14,15 /1 , 15/2, 16 , 
17, 18 , 19, 20 
1/1 , 1/2, 1/3 , 2 , 9 , 10/1 , 10/2 , 
11 , 12/1 , 12/2 , 19, 20 
68, 74,75 


. 


31 


( Sd.) ..., 
Superintending Engineer, 
KarnalCircle , Public Works Department 

( Building & Roads Branch ), Karnal. 


A 


सिंचाई विभाग ... 


दिनांक 16 मार्च, 2005 


.. 


क्रमांक 21/पानीपत . - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
अर्थात चमराडा माईनर के विस्तार आर० डी ० 17370 से 25650 तक के निर्माण हेतू गांव माण्डी, चमराडा तथा पुठर, तहसील ईसराना, जिला 
पानीपत में सरकारी खर्च पर चाहिये । 

इसलिये इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचे परिक्षेत्र में विनिर्दिष्ट भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा-4 के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए दी जाती है जिनका इससे 
सम्बन्ध हो । 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य में लगे अधिकारियों को उनके 
सेवकों तथा कर्मचारियों सहित परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए 
इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 

कोई भी इच्छुक व्यक्ति जिसे लोकेलिटी में किसी भी भूमि के अधिग्रहण पर कोई एतराज है इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन 
के अन्दर जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर पानीपत के समक्ष लिखित रूप में अपने एतराज दाखिल कर सकता है भूमि के नक्शों 
का जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर पानीपत तथा कार्यकारी अभियन्ता, पानीपत जल सेवायें मण्डल , पानीपत के कार्यालय में 
निरीक्षण किया जा सकता है । 


PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ .. MAR. 29. 2005 (CHTR. 8 , 1927 SAKA ) 


: 213 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


ग्राम 


क्षेत्रफल 


हदबस्त नं ० 


दिशायें 


( एकड़ में ) 


2 


3 


4 


5 


6 


ए स्ट्रिप आफ लैण्ड मयरिंग 8280 फुट लम्बाई में व 
49.50 फुट चौड़ाई में लाईंग जनरली इन दी डायरेक्शन 
आफ नार्थ- ईस्ट से वैस्ट - साउथ एंड डिमारकेटिड आन 
इनडैक्स प्लान एंड फालिंग इन दी फोलोविंग किला एंड 


खसरा नम्बरज 


पानीपत 


ईसराना 


माण्डी 


0.51 


82 


179 


1,28,9 तथा 10 


- 


पानीपत 


ईसराना 


चमराडा 


4.45 


83 


12 


13, 14, 17 तथा 24 


। 


13 


4 , 7 , 14, 17, 16 तथा 25 . 


35 


5 , 6 , 15, 16 तथा 25 


36 


5 , 6 , 15 , 16 तथा 25 


60 


5 


59 


1,10/ 1 , 10/2, 10/3, 11, 20 तथा 21 


61 


1 , 2 , 9 , 12, 19 तथा 22 


78 


2,9, 12, 19, 20 तथा 21 


79 


6 , 15, 16, 24 तथा 25 


80 


1 तथा 10 


115 


पानीपत 


ईसराना 


पुठर 


4.45 


85 


23 


8 , 9 , 13, 18 तथा 23 


36 


3, 4 , 7 , 14, 17 तथा 24 


. 


37 


7 , 4 , 14, 17 तथा 24 


. 


- 


50 


4 , 7 , 14, 16 तथा 25 


51 


11, 20 , 21 


52 


5,6 


66 


1 , 10 , 12, 19 तथा 22 


67 


2 , 9 , 11, 12, 20 तथा 21 


81 


5,6, 15, 14, 16, 17 तथा 24 


115 


कुल योग : 9.41 एकड़ 


राज्यपाल हरियाणा के आदेशानुसार । 


आर ० आर० डुडेजा , 

अधीक्षक अभियन्ता , 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, करनाल । 


214 


HARYANA GOVT. GAZ . MAR . 29, 2005. (CHTR . 8. 1927 SAKA ) 


PARTI 


IRRIGATION DEPARTMENT 

The 10th March , 2005 
No. 21/ Panipat. - Whereas,itappears io the Governor of Haryana that the land specified helow is needed by the 
Government at the public expenses, for the public purpose , namely, for the " Extension of Chamrara Minor from 
R1). 17370-25650 in villageMandi, Chamrara and Puthar in Tehsil Israna of District Panipat.It is hereby notified that the 
land in the locality specified below is required for the above purpose. 

This notification is made under the provision of Section -4 of the Land Acquisition Acı, 1894 for the information 
of all to whom it iñay concern: 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor of Haryana hereby authorises the 
officers of the Irrigation Department along with their servants and workmen for the time being engaged in the undertaking 
to enter upon and survey the land in the locality and to do alí other acts required or permitted by that section . 

- Any person interested who has any objection to the acquisition of land in the locality may within a period of 30 
days of the publication of this notification , file objection in writing before the District Revenue Officer -cum - Land 
Acquisition Collector, Panipat. 

The plans ofthe land may be inspected in the office of District Revenue Officer -cum -Land Acquisition Collector, 
Panipat and Executive Engineer, Panipat Water Services Division , Panipat. 

Specifications 
District Tehsil Village Area in 

Hadbast 

Directions 
Acres 

No. 


2 


3 


4 


5 


6 


82 


Panipat 
Panipat 


Israna 
Israna 


Mandi 
Chamrara 


0.51 
4.45 


83 


A strip of land measuring 8280 feet in length 
and 49.50 feet in width generally in the 
direction of North -East to South -West as shown 
on the Index Plan and demarcated at site in 
Kila No. and Khasra Nos . 
179 1, 28 , 9 and 10 
12 13 , 14 , 17 and 24 
13 4,7 , 14 , 17 , 16 and 25 
35 5,6 , 15 , 16 and 25 

36 5 , 6 , 15 , 16 and 25 
.60 5 

59 1 , 10/1, 10/2 , 10/3 , 11,20 and 21 
61 1, 2,9, 12, 19 and 22 
78 2,9 , 12 , 19,20 and 21 
79 6 , 15 , 16 , 24 and 25 
80 1 and 10 
115 

8,9,13,18 and 23 
36 3,4,7, 14 , 17 and 24 
37 7,4 , 14 , 17 and 24 
50 4,7,14,16 and 25 
51 11,20,21 
52 5,6 
66 1 , 10 , 12 , 19 and 22 
67 2,9, 11, 12 , 20 and 21 
81 · 5,6 , 15 , 14 , 16 , 17 and 24 
115 


Panipat 


Israna 


Puthar 


4.45 


85 


23 


> 


Total : 9.41 Acres 


By order of Governor of Haryana . 

R. R. DUDEJA , 
Superintending Engineer, 
Yamuna Water Services Circle , Karnal. 


38829 - S.H... (Ch . 


